रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


समयमैगजगते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 9 , 2015 / भाद्र 18 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9 , 2015/ BHADRA 18, 1937 


सं . 233] 
No. 233 ] 


जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 सितंबर, 2015 
फा . सं . 2/ 15 / 2014- बीएम .- जबकि , माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 27 फरवरी , 2012 के आदेश 
के अनुसरण में और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेषों के क्रियान्वयन के लिए तारीख 24 जुलाई, 2014 के 
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में तारीख 23 सितम्बर , 2014 को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -।, खंड-। में 
प्रकाशित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार, फा . सं . 2/15/ 2014 - बीएम , 
तारीख 23 सितम्बर , 2014 की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति 
का गठन किया था ; 

और जबकि , नए राज्य तेलंगाना, जो कि पहले आंध्र प्रदेश राज्य का भाग था , के गठन को ध्यान में रखते हुए 
उक्त विशेष समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है ; 

अब, इसलिए, उक्त अधिसूचना के खंड (i) में , उप खंड ( xiv ) के पश्चात , निम्नलिखित उप - खंड अंतःस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् 
( xv ) प्रधान सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग, तेलंगाना सरकार। 

डॉ . बी . राजेन्दर , संयुक्त सचिव (पीपी ) 


3831 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


MINISTRY OF WATER RESOURCES , RIVER DEVELOPMENT 

AND GANGA REJUVENATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th September, 2015 
F . No . 2/15 /2014 -BM . — Constitution of Special Committee for Inter - linking of Rivers’, was 
published in the Gazette of India dated 23 .09 .2014 as per the directions of Hon ble Supreme Court order dated 
27 .02 .2012 and Cabinet, in its meeting dated 24th July , 2014 , has decided to implement the above directions of the 
Hon ble Supreme Court. 

Now , since the newly formed Telangana State was part of the combined Andhra Pradesh , therefore , Principal 
Secretary to Government, Irrigation & CAD Department, Telanganga is included in the ‘Special Committee for Inter 
linking of Rivers’ in para (i) of Notification dated 23.09 .2014 to represent newly created State of Telangana as a Member in 
‘Special Committee for Interlinking of Rivers ’. 

Dr. B . RAJENDER , Jt. Secy. (PP ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


